HAarpana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


क्रमांक 


No. 201-2023/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2023 
(29 कार्तिक, 1945 शक) 
विधायी परिशिष्ट 
विषय वस्तु 
अधिनियम 


भागना 


भागना 


arti 


भाग-19५ 


1. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 
(2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29) | 


(केवल हिन्दी में) 
अध्यादेश 
कुछ नहीं 
प्रत्यायोजित विधान 
कुछ नहीं 
शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 
कुछ नहीं 


(Ixxx) 


पृष्ठ 


173 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 20, 2023 (KRTK. 29, 1945 SAKA) 173 


aI 
हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 20 नवम्बर, 2023 


संख्या लैज. 31/2023.- दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट Us WM आफ ada 
एरियाज (द्वितीय अमेन्‍्डमेन्ट) Uae, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 
दिनांक 14 नवम्बर, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा 
राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का 
हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :- 


2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29 
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 
को आगे संशोधित करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित er 


1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 
कहा जा सकता है। 
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग में,- 
i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, seta: 
“स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण |"; 
(1) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 

”“(४) किसी उपनिवेश, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की 
गई है, में अंतरण, विक्रय, उपहार, आदान-प्रदान या शाश्वत ved के प्रयोजन के लिए 
स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण, स्वतन्त्र आवासीय निवास 
इकाई या वाणिज्यिक इकाई के रूप में अनुज्ञात होगा: 

परन्तु आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के अधीन भूमि का कोई भी 
उप-विभाजन अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक 
आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा ।”। 


नरेन्द्र सुरा, 
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, 
विधि तथा विधायी विभाग | 


10718---1..7९.--..0.7., Pkl. 


संक्षिप्त AT | 


1975 के हरियाणा 
अधिनियम 8 की 
धारा 3ग का 
संशोधन | 


